निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


30 अग्रहायण 1940 ( श० ) 
( सं0 पटना 1200 ) पटना , शुक्रवार , 21 दिसम्बर 2018 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

17 दिसम्बर 2018 
सं० 01 / रेगु० - 6 - 6004 / 2012 - पार्ट - 1853 - माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों एवं राज्य 
सरकार के विभिन्न प्रस्तावों के आलोक में राज्य सरकार के संकल्प संख्या 2189 , दिनांक - 05.12.2008 द्वारा बिहार राज्य 
चीनी निगम लि . के गठित निदेशक पर्षद को निम्न प्रकार से संशोधित किया जाता है : 
(1 ) प्रबंध निदेशक , 

निदेशक 
बिहार राज्य चीनी निगम लि०, पटना । 
ईखायुक्त , बिहार । 

निदेशक 
निदेशक , ईख अनुसंधान संस्थान , पूसा । 

निदेशक 
वित्त विभाग के पदाधिकारी जो संयुक्त 
सचिव से न्यून स्तर के नहीं हों । 

निदेशक 
निदेशक, उद्योग विभाग, बिहार । 

निदेशक 


( 2) 


। 


। 


। 


। 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
_ बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1200 -571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


